निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 234 ) 


12 फाल्गुन 1935 ( श ) 
पटना , सोमवार , 3 मार्च 2014 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

शुद्धि -पत्र 

28 फरवरी 2014 
सं0 को०प्र० / स्था० - 35 / 2011 - 1992 — वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या - 1609 से 1615 दिनांक 
17 . 02 .14 द्वारा यथा अधिसूचित "बिहार लेखा सेवा के मूल कोटि के पे- बैंड- रू० 15600 - 39100 , 
ग्रेड पे रू० 5400 के सात पदाधिकारियों को वरीय लेखा पदाधिकारी / समकक्ष स्तर के पे-बैंड रू० 
15600 - 39100 , ग्रेड पे रू० 6600 में प्रोन्नति देते हुए पदस्थापित किया जाता है " के स्थान पर 
"बिहार लेखा सेवा के मूल कोटि के पे -बैंड- रू० 15600 - 39100 , ग्रेड पे रू० 5400 के सात 
पदाधिकारियों को वरीय लेखा पदाधिकारी/ समकक्ष स्तर के पे- बैंड रू० 15600 - 39100 , ग्रेड पे रू० 
6600 में दिनांक 26 . 09 . 13 ( कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि ) से वैचारिक प्रोन्नति देते हुए 
पदस्थापित किया जाता है । प्रोन्नति प्राप्त सातों पदाधिकारियों को प्रोन्नति का आर्थिक लाभ पदभार 
ग्रहण की तिथि से देय होगा " पढ़ा जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

संजीव हंस, 
सचिव ( व्यय ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 234-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


